सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 वैशाख , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 346 राँची, मंगलवार , 


23 अप्रैल, 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
11 अप्रैल , 2019 


संख्या-4/मु०-04-02/ 2017 ( खण्ड) का.- 3015-- विभागीय अधिसूचना सं०- 2848 दिनांक 
06.06.2006 द्वारा श्री हरिश्चन्द्र झा ( कोटि क्रमांक -222/03), सेवानिवृत्त झा ० प्र ० से ० को अर्हता प्राप्ति 
की तिथि दिनांक 07.11.1994 के प्रभाव से प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की स्वीकृति प्रदान की गई है । 
WP(s) सं०- 5145/2009 हरिश्चन्द्र झा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय 
द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2017 एवं उससे उद्भूत अवमाननावाद सं०- 587/2018 ( हरिश्चन्द्र 
झा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य ) में दिनांक 08.03.2019 को पारित अंतरिम आदेश के 

अनुपालन 
में श्री हरिश्चन्द्र झा , सेवानिवृत्त झा ०प्र ० से ० को दिनांक 02.06.1989 के प्रभाव से वैचारिक रूप से 
प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. योजना- सह -वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा वित्त विभागीय संकल्प सं०-10770 दिनांक 
30.12.1981 की कंडिका- 11(ii ) को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा WP(S ) सं०- 5145/2009 
हरिश्चन्द्र झा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 04.12.2017 को पारित आदेश के आलोक 
में उस हद तक क्षांत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिस हद तक वह कालबद्ध प्रोन्नति हेतु 
नियमित प्रोन्नति की सभी अर्हताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होने का प्रावधान करता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 23 अप्रैल, 2019 
3. यह शांति पूर्णतः आपवादिक होगी तथा अन्य किसी भी मामले में इसे पूर्वोदाहरण नहीं 
माना जाएगा । 


4. यह आदेश माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय , राँची में दायर किये गये L.P.A. 
सं०- 410/2018 झारखण्ड राज्य बनाम हरिश्चन्द्र झा में पारित होने वाले न्याय निर्णय से 
प्रभावित होगा । 


5. श्री झा को दिनांक 02.06.1989 से दिनांक 07.11.1994 तक की अवधि के बकाया वेतन 
Any Arrears of Salary) का भुगतान नहीं होगा । 


6. एतद द्वारा पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना सं०- 2848 दिनांक 06.06.2006 को इस हद 
तक संशोधित किया जाता है । 


7. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिंह , 


अनिल 

कुमार 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 346 -- 50 


